रजिस्ट्री सं . गे . ( डी . एन . )-127 


REGISTERED NO . D . ( D. N.) 127 


PAN 


म 


. . 


. 


H04 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


LAL 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 उप - पण्ड ( i ) 
PART II - Section 3.--- Sub - Section (II ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - - -- 


- - -- - - - - 


- - - 


सं . 571 ] 

नईरिली, अहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 1991/ आश्विम 11, 1913 
No. 571) NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 1991/ASVINA 11, 1913 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pping is given to this part in order that it may be filed as a 

separate conipilation 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 अक्तूबर, 1991 
का . प्रा . 667 ( 4 ) : केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (मर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
20) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपस 
( असाधारण ) , भाग II, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 7 अक्तूबर , 1988 में प्रकाशित , भारत सरकार के अर्जी मतालय , ( कोयला 
विभाग ) की अधिसूचना सं . का . पा . 934 ( अ ) तारीख 7 अक्तूबर , 1988 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
परिक्षेत्र म का भर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र तारीख 17 मार्च, 1990 में प्रकाशित अधिसूचना सं . का . आ . 661 तारीख 
16 फरवरी, 1990 द्वारा उक्त भूमि में और पर कुछ खनन अधिकार पहले से ही अजित कर लिए हैं । 

और केन्द्रीय सरकार का , पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार में परामर्ण करने के पश्चात . 
यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची मणित 261 . 44 हेक्टर ( लगभग ) या 646 . 02 एकर ( लगभग ) माप वाली 
भमि में खनिजों में खनन खदान , बोर करने , उनकी खदाई करने और तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें 
ले जाने के अधिकार को अजित किए जाने चाहिए । 
2572GI / 91 


HO 


- 


- - - - 


- 


-- - - - - 


- - 


--- 


- 


- : -- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3 (ii) ] 

- - - - - - - - - - - -- 
अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त गाधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा 
करती है कि इससे संलग्न अनसूची में वर्णित 261 . 44 हैक्टर ( लगभग ) या 646 . 02 एकड़ ( लगभग ) माप वाली भूमि में 
खनिजों के खनन , खदान , बोर करने , उनकी खुदाई करने और खनिजों के तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और 
उन्हें ले जाने के अधिकार अजित किए जाते हैं । 


1 


इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . सी - 1 ( ई ) / iii/ एफ पार / 486 - 0591 , तारीख 2 मई, 1991 का 
निरीक्षण कलक्टर, नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काऊंसिल हाऊस , स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में , या 
वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स , नागपुर - 440001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया 
जा सकता है । 


अनुसूची 


सावनेर परियोजना चरण - II ( भाग 1 ) सेक्टर 11 

नागपुर क्षेत्र 
जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 


खनन प्रधिकार 


- 


ग्राम का नाम 


पटवारी सकिल 
संख्या 


तहसील जिला 


क्षेत्र हेक्टरों में 


टिप्पणियां 


- 


- 


भाग 


94 . 99 
46. 96 


भाग 


1. उमरी रीठी 
3. बघोडा 
3. गूजरखेड़ी 
4. साधनेर 


साधनेर नागपुर 
सावनेर नागपुर 
सावनेर , नागपुर 
सावनेर नागपुर 


1 . 50 


भाग 


117. 99 


भाग 


कुल क्षेत्र 

26 1 . 44 हेक्टर ( लगभग ) 

या 

646. 02 एकड़ ( लगभग ) 
उमरी रीठी ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक : 
1 / 1, 1/ 2, 13, 1/ 4, 1/ 5, 2/ 1, 212, 2/ 3, 3 से 6, 7/ 1, 7/ 2, 8, 9- 10) 1- 2- 3, 11/ 1-13/ 1, 11/ 2-13/ 2- 14/ 1, 11 / 3 
14 / 2 , 12, 15 -16- 17 - 18 / 1, 18/ 2, 19 से 24, 25/ 1, 25 / 2, 26 / 1, 26/ 2, 27 , 28 / 1 , 28 / 2, 29, 30- 31 , 32, 33 / 
"1- 2 भाग, 34/ 1, 342, 34/ 3, 35 / 1- 3, 35 / 2 , 36 / 1, 36 / 2, 37, 38/ 1 - 38/ 2 भाग, 39 से 41, 42/ 1 , 42/ 2, 43, 
44 / 1- 45, 44/ 2, 46 / 1, 4612, 46/ 3- 46 / 7, 46 / 4, 46/ 5, 47- 48, 49/ 1- 2- 3, 50 / 1, 50/ 2, 51 / 1, 51 / 2, 52/ 1, 52/ 2 , 
53, 54, 55/ 1, 55/ 2, 56 / 1- 56 / 2, भाग 57/ 1, 5712, 5816, भाग , 58/ 7 भाग , 58/ 8, 61 भाग, 62 भाग, 91 भाग, 
34/ 1, भाग , 94/ 2 भाग , 95 भाग , 96, 97 भाग , 98/ 1- 98/ 2 भाग, 99, 100 / 1, 100/ 2, 100/ 3 भाग , 101/ 1- 2 भाग , 
102 भाग ।। 


बघोड़ा ग्राम में अजित किए गए प्लाट संख्याक 
1 / 1- 2 भाग, 2, 3/ 1 , 3/ 2, 4/ 1 भाग , 4/ 2, 5/ 1 - 2, 5/ 3, 6 / 1, 6 / 2, 711- 2- 3, 8 / 1, 8/ 2, 9 , 10 / 1 - 2, 10/ 3- 4- 11 / 2- 3 
12, 13/ 1 भाग, 16, 1 भाग , 18 / 1 के , 18/ 1 के एच - 18) 1 सो , एच , 18/ 1 जी , 19 / 1 , 19 / 2, 20/ 1- 2- 3, 21 , 22 भाग, 23 
24, 25 / 1, 25/ 2, 26, 27 / 1- 2- 3 भाग , 28 भाग, 32 भाग , 34/ 1 भाग , 3412 भाग , 34 / 4, भाग, 36 / 1 भाग, 64- 65/ 1 
गाग , 65/ 2- 66/ 1 - 67/ 1, 65 / 3 भाग , 6602 भाग, 67/ 2- 67/ 3 भाग , 68 1 भाग । 


माम गुजरखेड़ी में अषित किए गए प्लाट संख्यांक 
113 भाग । 


[ भाग- II -- मण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


ग्राम सावनेर में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 


571 भाग 599/ 2, 599) 3, 598) 2- 599/ 4, 599/ 5, 599/ 6, 599/ 7, 599/ 8, 600/ 1, 600/ 2, 600/ 3, 600/ 4, 
600/ 5, 600/ 6, 600/ 7, 600/ 8, 600/ 9, 600/ 10, 600/ 11, 600/ 13, 600/ 14, 601 / 1, 601 ) 2, 601/ 2, 6021- 602/ 2, 
603, 604/ 1, 604) 2, 605/ 1, 605/ 2, 606/ 2, 606/ 3, 607) 1, 607/ 2, 608) से 611, 612/ 1, 61 2) 2, 613, 
614, 615/ 1, 6 15) 2, 615/ 3, 61 5) 4, 615 / 5, 6 15/ 6, 616) 1, 616) 3, 6 1 6/ 4, 616/ 5, 616/ 6, 616/ 7, 616/ 8, 
616/ 9, 616/ 10, 628/ 1, 628/ 2, 632) 1, 632/ 2- 633, 634) 1, 634/ 2, 635) 1, 635) 2, 635/ 3, 635/ 4, 636/ 1 , 
636/ 2, 637/ 1, 637) 2, 638, 639) 1, 639/ 2, 639/ 3, 639/ 3, 639/ 4, 639/ 5, 640/ 1, 640/ 2, 641), 642/ 1, 642/ 27 
642/ 3,- 643/ 2, 643/ 1, 643/ 3, 644 भाग , 646 / 1, भाग , 646 / 2 भाग , 648 भाग, 6 49 भाग , 654 ) 1, 654/ 2 भाग , 
65413, भाग, 655 भाग, 660/ 1- 660/ 2 भाग, 661 भाग, 662, 663/ 1 भाग , 663 भाग , 663/ 2 भाग , 664, 
666/ 1-666 / 3 भाग , 562/ 1- 3, 562) 2, 562/ 4 । 


सीमा वर्णन 


ख - मा - घ 


रेखा क बिन्दु से प्रारम्भ होकर प्लाट संख्यांक 666/ 1-666/ 2, 666/ 3, 60011, 599/ 5, 599/ 8, 
599/ 7, 599/ 6, 599/ 2, 605/ 2, 607 /1, की बाहरी सीमा के साथ चलती हुई सावनेर ग्राम से 
गुजरती है और ख विन्दु पर मिलती है । 
रेखा प्लाट संख्यांक 607/1, 607/2, 609 , 610, 611, 6 12/ 1-२, 6 13, 614, 6 15/2-5-6, 616/ 1 , 
628/ 1 की बाहरी सीमा के साथ साथ घलती हुई सावनेर ग्राम से गजरती है । 
रेखा इ बिन्दु तक ग्राम उमरी ( रीठी ) और मावनेर को मम्मिलित सीमा के साथ माथ चलती 
है , उसके पश्चात् कोलार नदी के उतरी किनारे के साथ माथ चलते हुए गूजरोटो ग्राम में 
प बिन्दु पर मिलती है । 


घ - र - च 


रेखा गुजरखेड़ी ग्राम से गुजरती है , कोलार नदी पार करती है और वोडा ग्राम में छ बिन्दु 
पर मिलती है । 


छ - ज - म - त्र - ट 


- ठ - 3 - तु - ण , 


रेखा कोलार नदी के दक्षिणी किनारे के माथ साथ चलती हुई वघोडा ग्राम में प्लाट संख्यांक 16/ 1 
से गुजरती है, प्लाट सं . 10/ 3- 4, 11/ 2-3, 10/ 1- 2, 12, 13/ 1 की बाहरी सोमा के साथ चलती है 
और प्लाट सं . 28, प्लाट सं . 18/ 16, 18/ 1 ख, 18/ 1 च, 18/ 1 टकी बाहरी सीमा के 
साथ साथ चलती हुई ट बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा प्लाट सं . 20/ 1- 2- 3, 21 की बाहरी सीमा के साथ साथ चलती हुई घोडा ग्राम से गुजरती 
है । प्लाट संख्या 22 के साथ भागतः चलती है और भागतः 68/1, 67-2-3, 66/ 2, 65/ 1- 64 , 
65/ 3, 27/ 1- 2-3 से गुजरती है और ण बिन्दु पर मिलती है । 
रेखा धघोडा ग्राम के प्लाट संख्यांक 27/ 1-2-3, 28, 13/ 1, 32, 344, 34/ 2, 34/ 1, 14/ 1 , 
36/ 1 से होकर गुजरती है और उसके पश्चात् ग्राम उमरी ( रीठी ) में प्लाट संख्या 33/ 1- 2, 
38/ 2, 102, 101/ 1- 2, 100/ 3, 98/ 1- 2, 97, 95, 94/ 1, 94/ 2, 9 1, 62, 61, 58/ 7, 158/ 6, 56/ 1- 2 
से गुजरती है । इसके पश्चात् सावनेर ग्राम में प्लाट संख्यांक 644, 646/ 1, 646/ 2, 648, 649, 
65 4/ 2, 654/3, 655, 661, 660/ 1-2, 663/1, 663/ 2, 666/ 1- 2- 3 से होकर जाती है और 
प्रारम्भिक बिन्दु क पर मिलती है । 


ण - फा 


- 


- 


- - - 


[सं . 43015/ 14/ 91- एल एम डब्ल्यू ] 

बी . के . सिंह, अपर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II - SEC , 3 ( ii) ] 
- - -- -- - = - - - - - - - - - - 

MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd October, 1991 
S . O . 667 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department 
of Col), No. S .O . 934( E ), cated the 714 October , 1988, published in the Gazette of India ( Extra -ordinary) Part -II , 
Sock..? ), sub -section (i ), datel the 7th October, 1988 , issued under sub -section ( 1) of section 7 of the Coal Bearing 
Turuts (Acquis tion and Development ) Act, 1957 (20 of 1957) Tereinafter referred to as the said Act), the Central 
Guvernment gove notice of its intention to acquire the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that 
notification ; 

And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the 
Control Government ; 

And whercas a part ofthe Mining rights in and over the said lands has been 1 already acquired by the Centri 
Government vide notification no . S .O . 661 , cated the 6th Febuary,1990 , published in the Gazette of India , dated the 
171h March , 1990 ; 

And whereas the CentralGovernment, after considering the report aforesaid and after consulting the Govern 
ment of Maharashtra, is satisfied that the rights to mine , quarry, bore, dig , and search for, win , work and carry 
away minerals in the lands measuring 261 ,44 hectares (approximately ) or 646 . 02 acres (approximately ) described 
in the Schodule appended hereto should be acquired , 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 9 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the rights to mine , quarry , bore , dig and search for , win , work and carry away 
minerals in the lands measuring 261. 44 hectares (approximately ) or 646 .02 acres ( approximately ) described in the 
Schedule appended hereto are hereby acquired . 

The Plan bearing No. C -1( E ) III/FR /486 -0591, dated the 2nd May, 1991 of the area covered by this notification 
may be inspected in the Office of the Collector , Nagpur (Maharashtra ) or in the office of the Coal Controller, 1 , 
Council House Strect , Calcutta, or in the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal 
Estate, Civil Lines. Nugpur-440001 (Maharashtra ). 

SCHEDULE 
SAONER PROJECT PHASE -II (PAT-1) SECTOR - 11 

NAGPUR AREA 

DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA ) 
Mining Rights 


Part 
Part 


S . Namc of Village Patwari circle Tehsil 

District Area in hectares Remarks 
No. 

number 
1. Umari Rithi 

Saoner Nagpur 

94 . 99 
2 . Waghoda 

Saoner Nagpur 

46 . 96 
3. Gujarkhedi 

Saoner Nagpur 

1 . 50 

Part 
4 . Saoner 

Saoner Nagpur 117 . 99 

Part 
Total area : 

261. 44 hectares 
(approximately ) 

or 
646 . 02 acres 

(approximately ) 
Plot numbers acquired in village Umuri Rithi : 
1/1 , 1 /2 , 1 /3, 1 /4 , 1/5 , 2 / 1, 2 /2, 2 /3, 3 to 6 , 7 /1, 7 /2 , 8 , 9- 10/ 1-2 -3 , 11/ 1-13 /1, 11 /2 -13/2 - 14 /1, 11 /3- 13/3 -14 /2, 12 , 15- 16 _ 
17 -18 /1 , 18 /2 , 19 to 24 , 25 /1 , 25 /2 , 26 /1, 262, 27,28 /1. 28 /2 , 29 , 30 -31, 32 , 33/ 1- 2 Part , 34 /1 , 34 /2 , 34 /3, 35/1 -3, 35/2 , 
36 /1 , 36 /2 , 37, 38 /1-38 /2 Delil, 29 . 11, 12 /1 , 42 /7 13 , 14/1 -45 , - 5 /2, 6 /1, •16/ , 16 /3-46 /7, 46 /4, 46/5 , 47-48 , 49 /1 -2-3 , 
50 /1 , 50 /2 , 5 /1, 57 /2, 52 /1, 5 /? . 53, 5-1, 55 /1, 55 /2 . 56 /1- 53/? Part, 57 /1, 57/2 , 58 /6 Harl, 58 7 Part, 58/8 , 61 Part, 62 
Part, 91 Pairt, 94/1 Part , 94/ ? Part, 95 Part. 96, 97 part , 98 /1- 98 /2. Purt, 99 , 100 /1 , 100 /2 , 100 / 3 Part, 101 / 1-2 Part, 
107 Part. 


- 


- 


- 


- 


Em II - 


3 ( 11 )] 


भारत का संचपत प्रसाधारण 


Plotnumbers acquired in village Waghoda : 
1/1-2 Part , 2, 3/1, 3 /2 , 4 /1 Part, 4/2, 5 /1 -2 , 5/3, 6 /1, 6 /2, 7 /1-2- 3, 8/1, 8/2, 9, 10 /1-2, 10 /3-4- 11 /2 -3, 12, 13/1 Part, 16/1 
Part , 18 /1K , 18 /1 Kh-18 /1 Ch , 18 /1G , 19 /1 , 19/2, 20 /1-2 -3, 21, 22 Part, 23-24, 25 /1, 25 /2 , 26 , 27 /1 -2- 3 Part 28 Part , 
32 Part , 34 /1 Part, 34 /2 Part, 34 /4 Part . 36 / 1 Part, 64 -65 /1 Part. 65 /2 -66 /1 -67 /1, 65 /3 Part, 66 /2 Part, 67/2 -67 /3 Part, 
68 /1 Part. 


Plot number acquired in village Gujarkhedi: 
113 Part. 


Plot numbers acquired in village Saoner : 
571 Part, 599 /2 , 599 /3 , 598 /2-599 /4, 599 /5 , 599 ;6 , 599 /7 , 599 /8 , 600 /1, 600 /2 , 600 /3 , 600 /4 , 600 /5 , 600 /6 , 600 /7 , 600 /8 , 
600 /9 , 600 / 10 ,600 /11, 600 /13, 600 /14 , 601 /1, 60112 , 602 /1 -602 /2 , 603, 604 /1, 604 /2 , 605 /1, 605 /2 , 606 /2 , 606 /3, 607 /1 , 
607 /2 , 608 to 611 , 612 /1, 612 /2 , 612 , 614 , 615 /1, 615 /2, 615 /3, 615 /4, 615 /5, 615 /6 , 616 /1, 616 /3 , 616 /4 , 61615, 616 /6 , 
616 /7 , 616 /8 , 616 /9 , 616 /10 , 628 /1, 628 /2 , 628 /3, 629 /1, 629 /2 , 629/3 . 630 /1, 630 /2 , 631 / 1, 631 /2 , 632 /1 , 632 /2-633, 
634 /1, 634 /2, 635 /1 , 635 /2 , 635 /3 , 635 /4, 636 /1 , 636 /2 . 637/1 , 63722 , 638 , 639 /1, 639 /2 , 639 /3, 639 /4 , 639 /5, 640 /1, 
640 /2 , 641 , 642 /1, 642 /2 , 642 /3-643 /2 , 643 /1 , 643/ 3, 644 Part, 646 /1 Part, 646 /2 Part, 648 Part, 649 Part, 654 /1, 
654 / Part, 654 /3 Part, 655 Part , 660 /1 -660 /2 Part, 661 Part, 662 , 663 / 1 Part, 663 /2 Part, 664 , 666 / 1-666 / 2 -666 / 3 
Part , 562/1 -3 , 562 /2 , 562 /4 . 


- 


Boundary description : 
A - - B 

: Line starts from point A and passes through village Saoner along the outer boundary of 

plot numbers 666 / 1 -666 /2 -666 /3 , 600 /11, 599 /5 , 599 /8 , 599 /7 , 599 /6 , 59912 , 605 /2 , 606 /2 , 
607 /1 and meets at point B . 


B - C - D 


: Line passes through village Saoner along the outer boundary of plot numbers 607 /1, 

607 /2 , 609, 610 , 611, 612 /1 -2 , 63, 614 , 615 /2 -5 -6 , 616 / 1, 628 / 1 and meets at point D . 


D - E - F 


: Line passes along the common boundary of villages Umari ( Rithi) and Saoner upto point 
" E then proceeds along the northern bank of Kolar river and meets in village Gujar 
khedi at point ‘ F . 


F - G 


: Line passes through village Gujarkhedi crosses Kolar river and meets in village Waghoda 

at point G . 


G 


H 


- 1 - - 1 - K 


: Line passes tbrough village Waghoda along the southern bank of Kolar river in plot 

number 16 /1 along the outer boundary of plot numbers 10 /3 - 4 , 11 /2- 3 , 10 /1 -2 , 12 , 13 / 1, 
crosses plot number 28 along the outer boundary of plot numbers 18 /1G , 18 /1 Kh, 18 / 1 
Ch , 18 / 1 K and meets at point K . 


K - L 


M 


- N - O 


: Line passes through village Waghoda along the outer boundary of plot numbers 20 /1 -2 -3 , 

21, partly along and partly through plot number 22 in plot numbers 68 /1, 67 /2 -3 , 66 /2 , 
65 /1 -64 , 653, 27 / 1-2 - 3 and meets at point O . 


0. - A 


: Line passes through village Waghoda in plot numbers 27/1- 2 -3 , 28 , 13 /1, 32 , 34 /4 , 34 /2 , 

34 /1 , 4 /1 , 36 /1 , then passes through village Umari (Rithi) in plot numbers 33 /1- 2 , 38 /2 , 
102 , 101 /1- 2 , 100 / 3 , 98 /1 - 2 , 97, 95 , 94 /1 , 94 /2 , 91, 62 , 61 , 58 /7, 58 /6 , 56 /1 -2 , then proceeds 
through village Saouer in plot numbers 644 , 646 /1 , 646 /2 , 648 , 649, 654 /2 , 6541/3 , 655 , 
661, 660 / 1 -2 , 663/ 1 , 663/ 2 , 666 /1 - 2 - 3 and mects at starting point A . 


- 


- 


- 


[No. 43015 /14/91-LSW ) 
B . K . SINGH , Addl. Secy . 


2572 G1/91 - 2 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , New Delhi- 110064 

and Publinbed by the Cootroller of Publications, Delhi- 110054 , 1991 


